रजिस्ट्री सं० डी० एल -33004 /99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग 1 - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) 
PARTII - Section 3 - Sub- section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, बुधवार , दिसम्बर 28, 2005 / पौष 7, 1927 
NEW DELHI , WEDNESDAY, DECEMBER 28 , 2005/ PAUSA 7 , 1927 


+ 


सं . 539 ] 
No . 539] 


%3 


. . . 


an 


विधि और न्याय मंत्रालय 


( विधि कार्य विभाग ) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 28 दिसम्बर , 2005 


सा. का.नि. 751(अ). - राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए और विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग में भारतीय विधि सेवा के साथ 
केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग और मुख्य सचिवालय तथा कोलकाता और मुम्बई स्थित शाखा 
सचिवालयों , के अधिवक्ताओं के काडरों को विलय करने के क्रम में और भारतीय विधि सेवा 
नियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 
1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय विधि सेवा (संशोधन ) नियम, 2005 है । 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
( 3) भारतीय विधि सेवा नियम , 1957 के नियम 14 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, विधि और 

न्याय मंत्रालय के केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग और मुख्य सचिवालय तथा कोलकाता और 
मुम्बई स्थित शाखा सचिवालयों में विभिन्न श्रेणियों के अधिवक्ताओं के निम्नलिखित पद विधि 
कार्य विभाग में भारतीय विधि सेवा के तत्रस्थानी श्रेणियों में , जैसा नीचे दर्शित है, कर्तव्य पद 
के रूप में जुड़ जाएंगे : 


3734 GI/ 2005 


Ca 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEc. 3(i)] 


- 


+ 


- 


- 


- 


क्र . सं . कार्यालय 


स्थान/ पदनाम 


का भारतीय विधि सेवा (विधि कार्य प्रस्तावित पुनरीक्षित नाम 

विभाग) में तत्स्थानी पद जिसमें पद्धति 
जोड़े गए हैं 


अ. केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग 


----. 


( क) 


- 


. 


. 


. 


ज्येष्ठ सरकारी अधिवक्ता संयुक्त सचिव और विधि संयुक्त सचिव और 

1 पद- स्थायी)( 18400 - सलाहकार ( श्रेणी 1) (18400 - सरकारी काउंसेल 
122400 रु०) 22400 रु० ) 

( श्रेणी 1) (18400- 22400 


- .- 


---- 


रु० ) 


( ख ) 


- 


- 


- 


--- 


सरकारी अधिवक्ता अपर विधि सलाहकार ( श्रेणी 2) अपर सरकारी काउंसेल 
( 1 पद- स्थायी) ( 16400 - (14300 -18300 रु0 ) ( श्रेणी 2 ) (14300 -18300 
20000 रु० ) अपर 

रु ) 
सरकारी अधिवक्ता ( 2 
पद- स्थायी )( 14300 
18300 रु० ) 
उप सरकारी अधिवक्ता उप विधि सलाहकार ( श्रेणी 3)/ उप सरकारी काउंसेल | 
( 3 पद स्थायी)(12000 - ( 12000 -16500 रु0 ) ( श्रेणी 3) ( 12000 -16500 
16500 रु० ) 

रु० ) 


(ग) 


सहायक 


सरकारी सहायक विधि सलाहकार ( श्रेणी सहायक सरकारी काउंसेल 
अधिवक्ता ( 4 पद - 4) 

( श्रेणी 4 ) 
स्थायी)(10000 -15200 (10000- 15200 रु0 ) ( 10000 -15200 रु0 ) 


आ . मुख्य सचिवालय और कोलकाता और मुम्बई स्थित शाखा सचिवालय 


(ङ) 


ज्येष्ठ केन्द्रीय सरकारी संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार संयुक्त सचिव और 
| अधिवक्ता (2 पद- ( श्रेणी 1) ( 18400 -22400 रु0 ) सरकारी काउंसेल 
स्थायी) (18400 

( श्रेणी 1) (18400 - 22400 
22400 रु0) 


[ भाग II - खण्ड 3(6) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


केन्द्रीय सरकारी अपर विधि सलाहकार (श्रेणी 2)/ अपर सरकारी काउंसेल 
अधिवक्ता (6 पद - (14300 - 18300 रु0 ) 

( श्रेणी 2) (14300 -183001 
स्थायी ) (14300 
18300 रू0 ) 


- 


16400 - 20000 रु0 के वेतनमान में केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग में सरकारी अधिवक्ता का एक पद 
इसके पदधारी को वैयक्तिक रूप में वेतनमान सहित श्रेणी-2 के साथ अस्थायी रूप से तब तक 
विलय किया जाता है जब तक कि वह श्रेणी-1 में प्रोन्नति नहीं पा लेता, क्योंकि भारतीय विधि सेवा 
की चारों श्रेणियों में कोई समानांतर वेतनमान नहीं है । 


2. निम्नलिखित नियम को भारतीय विधि सेवा नियम, 1957 के नियम 11क के पश्चात् अंतःस्थापित 


किया जाएगा, अर्थात् : 


11ख. इन संशोधन नियमों के प्रवर्तन में आने की तारीख से केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग और मुख्य 
सचिवालय और कोलकाता और मुम्बई स्थित शाखा सचिवालय के अधिवक्ता काडरों के भारतीय 
विधि सेवा के साथ विलयन के परिणामस्वरूप, ज्येष्ठता का अवधारण समय - समय पर उस निमित्त 
केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए साधारण अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा । 

केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग में 16400 -20000 रु0 के वेतनमान में सरकारी अधिवक्ता के 
एकल पद के संबंध में उस पद का पदधारी अपने वैयक्तिक वेतनमान सहित भारतीय विधि सेवा के 
श्रेणी-2 के साथ उस रूप में अस्थायी रूप से तब तक विलयित रहेगा जब तक वह भारतीय विधि 
सेवा की श्रेणी- 1 में प्रोन्नति नहीं पा जाता है । 


3. भारतीय विधि सेवा ( संशोधन ) नियम , 2003 में इससे उपाबद्ध प्रथम अनुसूची को निम्नलिखित 


अनुसूची से प्रतिस्थापित किया जाएगा : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II -~- SEC. 3(6)]] 


प्रथम अनुसूची 
[ नियम 2( ग ), 3( 2), 12 और 14 देखिए ] 

भारतीय विधि सेवा 
(कुल संख्या - 148 ) 


गठन 


| श्रेणी श्रेणी की संख्या विधि कार्य विभाग 

विधायी विभाग 

वेतनमान | 

( रुपए ) 
| स्थायी | अस्थायी । पदनाम । स्थायी । अस्थायी पदनामस्थायी अस्थायी । 
|| 2 | 3 

10 
| 22 1 संयुक्त सचिव 

संयुक्त 

18400 
और सरकारी सचिव और 

500 
काउंसेल 

विधायी 

22400 / 

परामर्शी 
1 2 | अपर सरकारी 28 2 अपर 

14300 
काउंसेल विधायी 

400 
परामर्शी 

18300 / 

* * 
उप सरकारी 21 1 उप विधायी 10 - 12000 
काउंसेल परामर्शी 

375 

16500 / 
सहायक 45 

सहायक ___ 14 

10000 
सरकारी विधायी 

325 
काउंसेल 

परामर्शी 

15200 / 


- 


.. 


. 


59 


. 


. 


...--- 


* * एक पद विधि कार्य विभाग में 16400- 20000 /- के वेतनमान में है । 


4 . मूल नियम अधिसूचना सं. कानिआ- 3084 -ए( सीएलएसआर ), तारीख 25 .9. 1957 द्वारा प्रकाशित किया गया 
था । 

पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए 
(i) अधिसूचना सं. सा . का. नि . 1608 , तारीख 28.09.1963 
(ii ) अधिसूचना सं. सा . का . नि . 1416, तारीख 27.07 . 1968 
( ii ) अधिसूचना सं. सा . का .नि. 1423, तारीख 27 .07.1968 
(iv) अधिसूचना सं . सा . का .नि . 1050, तारीख 03. 05. 1969 
( v) अधिसूचना सं. सा . का .नि . 1981, तारीख 23. 08 . 1969 
( vi) अधिसूचना सं. सा. का .नि. 2, तारीख 06. 01. 1979 
( vii) अधिसूचना सं. सा. का. नि . 72, तारीख 20 . 01 .1979 
( viii ) अधिसूचना सं. सा. का .नि . 658 , तारीख 12.05. 1979 
( ix ) अधिसूचना सं. सा . का. नि . 270 (अ), तारीख 29.03. 1982 
( x ) अधिसूचना सं. सा. का .नि . 668, तारीख 17.09 . 1983 
( xi) अधिसूचना सं. सा . का.नि. 1161 (अ), तारीख 22 .10. 1986 
( xii ) अधिसूचना सं. सा. का . नि . 658, तारीख 29 .06. 1987 
( xiii ) अधिसूचना सं. सा . का . नि . 872, तारीख 28.11.1987 


[ TT II - Qus 3 (1) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
(xiv ) 311 H . FICT.A . 658 , arga 20.08.1988 
( XV ) 37T71 F F . H . f . 176 , arta 10 . 08 . 1988 
(xvi) 31TH H . HICHT.A . 228 (31), am 21. 03 .2003 


[ 41. F . 9 -60011/6/2002- WF -I( fa.# .) ] 

. CI . FHE, 3742 afecta 


MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 
(Department of Legal Affairs) 

. NOTIFICATION 
New Delhi, the 28th December, 2005 


G .S.R 751 (E ). - In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of 
the Constitution of India and in order to merge the cadres of Advocates of Central 
Agency Section and Main Secretariat and Branch Secretariats at Kolkata and 
Mumbai with the Indian Legal Service in the Department of Legal Affairs, 
Ministry of Law and Justice, the President hereby makes the following rules 
further to amend the Indian Legal Service Rules 1957 , namely : 


1(1) These Rules may be called the Indian Legal Service (Amendment) Rules 
2005. 
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official 
Gazette 


(3 ) in accordance with the provisions contained in Rule 14 of the Indian Legal 
Service Rules 1957, the following posts of Advocates in different grades in the 
Central Agency Section and Main Secretariat and Branch Secretariats at Kolkata 
and Mumbai in the Ministry of Law and Justice, will stand added to the 
corresponding grades of the Indian Legal Service in the Department of Legal 
Affairs for being treated as duty posts as indicated below : 


Sl. Place of office/Name of Corresponding posts in Indian Proposed revised 
No . post 

Legal Service ( Department of nomenclature 
| Legal Affairs) in which added 


A . Central Agency Section 


( a ) 


Senior Government Joint Secretary and Legal | Joint Secretary and 
Advocate (1 post - | Adviser (Grade 1) (Rs. 18400 Government 
Pmt.) (Rs. 18400 -22400) 22400 ) 

Counsel (Grade 1) 
(Rs. 18400 - 22400 ) 


373411052 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — Sec. 301 


Government Advocate Additional Legal Adviser Additional 
(1 post - pmt) (Grade II) (Rs. 14300 - 18300 ) Government 
(Rs. 16400 -20000 ) 

Counsel (Grade II) 
Additional Government 

(Rs. 14300 - 18300 ) 
Advocate (2 posts - 

pmt) (Rs. 14300 - 18300 ) 
| Deputy Government | Deputy Legal Adviser (Grade | Deputy Government 
Advocate (3 posts - III) (Rs. 12000 - 16500 ) 

Counsel (Grade II) 
pmt) (Rs. 12000 - 16500 ) 

(Rs. 12000 - 16500 ) 
Assistant Government Assistant Legal Adviser (Grade Assistant 
Advocate (4 posts - pmt) IV ) (Rs. 10000 - 15200 ) 

Government 
(Rs. 10000 - 15200 ) 

Counsel (Grade IV ) 
( Rs .10000 - 15200 ) 


B . Main Secretariat and Branch Secretariats at Kolkata and Mumbai 


(e) 


Senior 

Central Joint Secretary and Legal Joint Secretary & 
Government Advocate (2 Adviser (Grade I) (Rs. 18400 - Government 
posts – pmt) (Rs. 18400 - 22400 ) 

Counsel (Grade I) 
22400 ) 

(Rs. 18400 -22400) 
Central Government Additional Legal Adviser | Additional 
Advocate (6 posts – pmt) | (Grade II) ( Rs. 14300 - 18300 ) Government 
(Rs. 14300 - 18300 ) 

Counsel (Grade II) 
(Rs. 14300 - 18300 ) 


One post of Government Advocate in the Central Agency Section in the scale of 
Rs. 16400 -20000 is temporarily merged with Grade II with the scale of pay as 
personal to its incumbent till he gets promotion to Grade I since there is no 
parallel pay scale in the four grades of Indian Legal Service . 


2 . The following rule shall be inserted after Rule 11A of the Indian Legal 
Service Rules 1957 , namely : 


1 ) B . Consequent upon the merger of the cadres of Advocates of Central 
Agency Section and Main Secretariat and Branch Secretariats at Kolkata and 
Mumbai, with the Indian Legal Service with effect from the date of coming into 
force of these amendment rules, the seniority shall be determined in accordance 
with the general instructions issued by the Central Government in that behalf, 
from time to time. 


Als regards the lone post of Government Advocate in the scale of Rs. 16400 
20000 in the Central Agency Section , the incumbent of the post shall temporarily 
stand merged with Grade II of ILS with his scale of pay as personal to him till he 
gets promotion to Grade I of the Indian Legal Service . 


3. The First Schedule appended to the Indian Legal Service ( Amendment) 
Rules 2003 shall be substituted by the following schedule : 


[ YTI- 4053(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


FIRST SCHEDULE 
See Rules 2 (c ), 3 (2 ), 12 and 14 
THE INDIAN LEGAL SERVICE 
( TOTAL STRENGTH : 148 ) 

COMPOSITION 


Grade 1 


Strength of 

Grade 


Department of Legal Affairs 


Legislative Department 


Scale 
of Pay 
(Rs.) 


Perma- 
nent 

2 


Tempo - Designation | Perma- Tempo - 
rary 

nent 

rary 


rary 


10 


17 


Designation | Perma- Tempo 

nent 
7 

Joint 
Secretary & 
Legislative 

Counsel 
Additional 
Legislative 
Counsel 


18400 

500 
22400 / 


Joint 
Secretary & 

Govt . 
Counsel 
Additional 

Govt. 
Counsel 


- 


T 32 


2 


2 


14300 

400 
18300 / 

* * 


T31 TT 


21 


10 


- 


59T - 


Deputy 
Govt . 
Counsel 
Assistant 

Govt. 
Counsel 


Deputy 
Legislative 

Counsel 
Assistant 
Legislative 
Counsel 


12000 

375 
16500 / 
10000 

325 
15200 / 


45 


14 


* *One post in the Department of Legal Affairs is in the scale of 16 ,400 -20,000/ 


4 . The principle rules were published vide notification No. SRO : 3084 
A ( CLSR ), dated 25 .9. 1957. 


Subsequently amended by : 


( 111 ) 
(iv ) 


(vi) 
( vii ) 


Notification No. GSR 1608, dated 28 . 09 . 1963 
Notification No. GSR 1416 , dated 27. 07 . 1968 
Notification No. GSR 1423 , dated 27 . 07 . 1968 
Notification No. GSR 1050 , dated 03 .05. 1969 
Notification No. GSR 1981, dated 23 . 08 . 1969 
Notification No. GSR 2 , dated 06 .01. 1979 
Notification No. GSR 72 , dated 20 .01. 1979 
Notification No. GSR 658 , dated 12 .05. 1979 
Notification No. GSR 270 ( E ), dated 29.03. 1982 
Notification No. GSR 668, dated 17 .09. 1983 
Notification No. GSR 1161 (E ), dated 22 .10 .1986 
Notification No. GSR 658 , dated 29 .06 . 1987 
Notification No . GSR 872 , dated 28. 11. 1987 
Notification No . GSR 658 , dated 20 .08. 1988 


( viii ) 


( ix ) 


(xii ) 


(xiii ) 


(xiv ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II - Sec. 3 (1) ] 


( XV ) 
(xvi) 


Notification No. GSR 176 , dated 10 .08. 1988 
Notification No. GSR 228 (E ), dated 21. 03. 2003 


[F. No. A -60011 /6/2002-Admn.-I(LA )} 

K . D . SINGH , Addl. Secy. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


